.. 


HSL 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र 1937 ( श०) 


संख्या 11 


राँची, बुधवार 


1 अप्रैल , 20 15 ( ई० 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 15 8. 164 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 


निकले 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 1 अप्रैल, 20 15 


159 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


17 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ विविध- 844/ 2004 का . . 2482 -- श्री डी0के0 तिवारी, भा .प्र. से. ( झाः86 ),मुख्यमंत्री 
के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन , नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) 
1955 के नियम 10 ,11 ,12 ,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 19 मई, 2015 से 05 जून, 2015 तक 
कुल 18 ( अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री तिवारी को उक्त अवधि में निजी कार्यवश विदेश यात्रा की स्वीकृति एवं मुख्यालय 
छोड़ने की अनुमति भी दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
24 मार्च, 20 15 


संख्या-13/ वरीय नि0 सं0- 30/ 2015 का0 - 2659-- श्री महेन्द्र झा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , साहेबगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती,नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली , 
2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश 


160 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 1 अप्रैल , 2015 
श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू . 500 / - (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि 
की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री झा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 दिसम्बर , 200 1 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
26 मार्च, 2015 


संख्या--3/ नि0सं0- 09- 144/ 2014 का . 2737 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री राजेश कुमार, 
उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , राँची को दिनांक 16 अक्टूबर , 2014 से 19 जनवरी, 2015 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
27 मार्च, 2015 


संख्या-3/ अवकाश- 04- 08/2014 का ..2798 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री सलन भुईयाँ, 
उप निदेशक, कल्याण आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय , झारखण्ड, राँची के ( क) दिनांक 
09 अक्टूबर, 2005 से 27 दिसम्बर , 2005 तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 


161 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 1 अप्रैल, 20 15 
234 के तहत , ( ख) दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 से 04 जुलाई , 2006 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत एवं ( ग) दिनांक 05 जुलाई, 2006 से 
19 जून, 2009 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 


27 मार्च, 2015 


संख्या- 3/ से0वि0 - 04-07 / 2014 का0 2799 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री रवि शंकर , उप 
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के I. ( क) दिनांक 12 अगस्त, 1995 से 13 जनवरी, 
1996 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत , ( ख ) 
दिनांक 14 जनवरी, 1996 से 23 जनवरी, 1996 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 232 के तहत ||. ( क ) दिनांक 19 मार्च, 1999 से 30 जून, 1999 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत , ( ख) दिनांक 01 जुलाई, 1999 से 19 
दिसम्बर , 1999 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत, ( ग) 
दिनांक 20 दिसम्बर , 1999 से 03 जनवरी, 2000 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 236 के तहत, III. दिनांक 24 मार्च, 2001 से 17 फरवरी, 2002 तक असाधारण 
अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत, IV . दिनांक 13 जून, 2002 से 
27 सितम्बर, 2002 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के 
तहत V.( क) दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 से 11 फरवरी, 2007 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 


162 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 1 अप्रैल, 2015 
संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत, ( ख) दिनांक 12 फरवरी, 2007 से 02 मई, 2007 
तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत, (ग) दिनांक 03 मई, 2007 
से 15 जून , 2008 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के 
तहत, VI. दिनांक 31 जनवरी, 2011 से 08 अप्रैल , 2011 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


अधिसूचना 


25 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ स्था0- 03- 1014 / 08 /. 1055-- श्री अनिल प्रसाद , कार्यपालक अभियंता ( अनुश्रवण)मुख्यालय 
को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल , 
साहेबगंज के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति को देखते हुए तत्काल अपने नवपदस्थापन स्थान 
स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रमाकान्त सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


163 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 1 अप्रैल, 20 15 


अधिसूचना 


25 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ स्था0- 03- 1014 / 08 / 1057-- श्री प्रदीप कुमार चैधरी, कार्यपालक अभियंता, गढ़वा अस्वस्थ 
एवं अस्पताल में आपरेशन के कारण भरती है । वित्तीय वर्ष समाप्ति के आलोक में श्री शशिशेखर सिंह, प्रभारी 
कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल , मेदिनीनगर को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के 
अतिरिक्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल , गढ़वा का कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है | 


यह आदेश श्री प्रदीप कुमार चैधरी के अवकाश से वापस आने तक ही प्रभावी रहेगा | 


2. श्री सिंह को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति को देखते हुए तत्काल अपने नवपदस्थापन स्थान 
स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करें | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रमाकान्त सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


25 मार्च, 2015 


संख्या -1/ स्था0 - 0 3. 10 14 / 08/ 10 5 9 .. श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं 
स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद- 1 के द्वारा विधायक कोष की राशि का विचलन कर अन्य स्कीम में 
व्यय कर वित्तीय अनियमितता की है। इसी क्रम में श्री कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे 
मुख्यालय में अविलम्ब योगदान दें । 


2 . श्री संजय कुमार के रिक्त स्थान पर तत्काल कार्यहित में श्री शिवनाथ राम, तकनीकी सलाहकार , 
सलाहकार , पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त 
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद- 1 का कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है । 
यह व्यवस्था नियमित पदस्थापन होने तक प्रभावी रहेगी । 


164 

झारखण्ड गजट ( साधारण बुधवार , 1 अप्रैल, 2015 
2 . श्री संजय कुमार एवं श्री शिवनाथ राम को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति को 
देखते हुए तत्काल अपने नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रमाकान्त सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 11..50 | 


